रजिस्ट्री सं. डी . एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L - 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ॥ - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( i ) . 
PART I - Section 3– Sub - section (ü ) 

· प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24 , 2006 / फाल्गुन 5, 1927 
NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 24 , 2006/PHALGUNA 5, 1927 


सं . 172 ] 
No. 172 ] 


- 


AmARADA 


।। 


- 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना . 

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2006 
का. आ . 248 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 954 ( अ) तारीख 5 जुलाई, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii ) 
में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रजोकरी जंक्शन के सुधार सहित 14/ 300 कि . मी . 
से 42/ 000 कि . मी . तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का निर्माण करने ( चौड़ा करने - छह/ आठ लेन का बनाने ) के 
लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबंद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 25 जुलाई, 2005 को “ पंजाब केसरी ” और “नेशनल हरल्ड " 
दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार करके 
अननुज्ञात कर दिया गया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा उघ की उपधारा (1) के अनुसरण में गाँव .. 
कापसहेड़ा, समालखा और रंगपुरी, जिला दक्षिण - पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम 
की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; . . 

और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


503 GI/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTIY SEC . 3( i) 


- 


अनुसूची 


N 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 14. 300 कि . मी . से 24 . 000 कि . मी . तक ( राव 
तुलाराम मार्ग से दिल्ली -गुडगाँव सीमा) खण्ड पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि 
का संक्षिप्त वर्णन 


Aap 


जिला : दक्षिण- पश्चिम 


तहसील : वसंत विहार 


गाँव का नाम / सर्वेक्षण संख्या 


की 


क्रम 
संखा 


| भूमि 
प्रकृति 


भूमि - का | अर्जन किया जाने | भूस्वामियों के नाम 
प्रकार वाला भूमि का 

क्षेत्रफल 
( बीघा-बिस्था 
बिस्वानसी 


-. 


"- 


4 


. 


5 


. 


- 


- 


कापसहेड़ा 


30 / 7मिन 


कृषि 


। निजी 


0 - 1 - 10 


विक्रम यादव पुत्र रामेश्वर 
उर्मिला पत्नी महिपालसिंह 


7 मिन 
40/ 6/ 1/ 2 


लखा 


10 - 1 - 10 


1 


40 / 6 / 3/ 1 


| निजी -10 - 1 - 


- 


41 / 10 / 1/ 2 


निजी 00 - 


2 


0 


रंगपुरी 


318/ 1/ 2 


। 


कृषि । निजी 10 


0 - 7 - 13 


। 


। 


उदय कौशिस पुत्र दुर्गा चंद 
कौशिस 
मैसर्स पोपलिन इस्टेट ( पी ) 
लि , ई 2 झंडेवालान 
एक्सटेंशन, नई दिल्ली 
मैसर्स पोपलिन इस्टेट ( पी ) 
लि .. ई 2 झंडेवालान 
एक्सटेंशन, नई दिल्ली 
गिरिराज सिंह, राजपाल 
सिंह पुत्र बादाम सिंह , 
नवाब सिंह, विनोद, संदीप 
पुन स्व . महाराज सिंह, 
इंद्रजीत , मंदीप पुत्र नफे 
| सिंह, जिले सिंह पुत्र चरण | 
सिंह, श्रीमती जनत्री विधवा 
ज्ञान, दीपक, प्रदीप, प्रवीण 
पुत्र स्व . शिव राज 
राज सिंह, सतबीर सिंह, 
नरेंद्र पुत्र जीत राम 
गिरिराज सिंह, राजपाल 
सिंह पुत्र बादाम सिंह, 
नवाब सिंह, विनोद, संदीप 
पुत्र स्व . महाराज सिंह, 
इंद्रजीत , मंदीप पुत्र नफे 
सिंह, जिले सिंह पुत्र चरण 
सिंह, श्रीमती जनत्री विधवा 

जान , दीपक , प्रदीप , प्रवीण 
| पुत्र स्व . शिव राज 


- 


मिन 318/ 2 


कषि 


। निजी 10 - 1 - 7 


मिन 319/ 2/ 2 


। 


कृषि 


निजी To 

0 - 6 - 15 


M 


r 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 
संख्या 


प्रकृति 


प्रकार 


गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि की भूमि का अर्जन किया जाना भूस्वामियों के नाम 

वाला भूमि का 
क्षेत्रफल 
(बीघा-बिस्वा 

| बिस्वानसी ) 
मिन 321/ 2 कृषि । निजी0 - 4 - 16 गिरिराज सिंह , राजपाल 

सिंह पुत्र बादाम सिंह, 
नवाब सिंह, विनोद, संदीप 
पुत्र स्व . महाराज सिंह , 
इंद्रजीत , मंदीप पुत्र नफे 
सिंह, जिले सिंह पुत्र चरण 
सिंह, श्रीमती जनत्री विधवा 
ज्ञान. दीपक , प्रदीप , प्रवीण 

पुत्र स्व . शिव राज 
| मिन 327 / 1 सरकारी 0 - 0 - 6 

ग्राम सभा 
| मिन 324 / 2 कृषि 

0 - 3 - 15 

ग्राम सभा 
मिन 325 /1 / 2 कृषि सरकारी 0 - 3 - 0 

ग्राम सभा 
| मिन 331 / 1 / 2 कृषि सरकारी 0 - 3 - 0 

ग्राम सभा 
| मिन 311/ 2/ 2 कृषि निजी - 1 - 1 रमेश चंद बसंत, महेश चंद | 

बसंत पुत्र रघुबीर प्रसाद 
| मिन 310 / 2 

कृषि .. सरकारी 10 - 1 - 4 

ग्राम सभा 


कृषि 


- 


- 


[ फा . सं. पकाइ/ डीएच - 08 /07/ 01/ एलए - 110 ] 

प्रभाकर, उप सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
: (Department of Road Transport and Highways) . . 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 24th February , 2006 
S. O . 248 (E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping , 
Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O . 954 (E ), dated 
5th July , 2005, published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i ), dated the 5th July , 
2005 and issued under Sub - section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule appended to the notification for the public purpose of building (widening - six / eight laning) ofNational 
Highway No. 8 from Km . 14 /300 to Km . 42 /000 , including improvement of Rajokari Junction in the National 
Capital Territory of Delhi. 

And whereas the substance of the said notification has been published in the " Punjab 
Kesari" and " National Herald ” , both dated the 25th July, 2005 ; . 


And whereas objections have been received from persons interested in the land and the 
same have been considered and disallowed by the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said 
Act, the competent authority has submitted its report in respect of Kapashera , Samalkha anu 
Rangpuri villages . South- West District , National Capital Territory of Delhi , to the Central 
Government; 


--- 


------- 


-------- 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


L (PART II — Sec . 3(ü )] 


. 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in 
ctercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be 
adquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central 
Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette . 
uite land specified in the Schedule annexed hereto , shall vest absolutely in the Central 
Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief Description of land , with or without structure, to be acquired falling within the stretch 
from Km . 14 .300 to Km . 24 .000 on National Highway No. 8 ( from Rao Tula Ram Mary to 
Delhi-Gurgaon Border ) in National Capital Territory ofDelhi. 


District : South -West 


.. 


Tehsil: Vasant Vihar 


. 


. 


Serial 
number 


Name 
Village 


of Survey number Nature of | Type 

land 

land 


of Area to be Name of the owners 

acquired 
(Bigha – Biswa 
Biswansi) 


5 


Kapashera 


. . 3 
| 30 /7 Min 


Agriculture 


Private 


10 - 1 - 10 


7 Min 


Samalkha 


40 / 6 / 1/ 2 


Agriculture 


Private 


0 - 


40 /6 / 3 / 1 


Agriculture 


Private 


Private 


10 


41/ 10 / 1 / 2 


Agriculture | Private 


0 


- 2 . 0 


: 


Rangpuri 


| 318 / 1 / 2 


Agriculture 


Private 


0 - 7 - 


Viktam Yadav Slo 
Rarheshwar . 
Urmila 

W /O 
Mallipalsingh 
Uday Kaushish So 
Durga chand Kaushish . 
M /s Popline Estate (P ) 
Ltd . E 2 Jhandewalan 
Extension , New Delhi 
M /s Popline Estate (P ) 
Ltd . E 2 Jhandewalan 
Extension , New Delhi 
Girifaj Singh, Rajpal 
Singh Slo Badam Singh , 
Nawab Singh , Vinod , 
Sandeep Slo Late 
Maharaj Singh . 
Inderjeet, Mandeept Slo 
Nafe Singh , Jile Singh 
Slo Charan Singh . Sm . 
Jantti Wdlo Cyan , 
Deepak , Pradeep . 
· Praveen Slo Late Shiv 
Raj. 

Raj Singh . Satbir Singh . 
| Narendra Slo Jeet Ram . 


Min 318 / 2 


Agriculture : Private 


10 - 1 - 7 


[ TI - QUE 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


N 


. 


Name 


Serial 
number 


of Survey number Nature of Type of Area to be Name of the owners 

land land 

acquired 
(Bigha – Biswa 

Biswansi) 
Min 319 /2 / 2 Agriculture Private 10 - 6 - 15 Giriraj Singh Rajpal | 

Singh Slo Badamn Singli , 
Nawab . Singh . Vinod . ! 
Sandeep Slo - Lale i 
Maharaj Singh , 
Inderjeet, Mandeept Slo . 
Nafe Singh , Jile Singh 
Slo Charan Singh , Smt. 
Jantri Wdlo Gyan , 
Deepak , Pradeep . 
Praveen Slo Late Shiv 

Raj. 
Min 321/2 Agriculture Private 10 - 4 - 16 Giriraj Singh , Rajpal | 

Singh S/o Badam Singh , 
Nawab Singh, Vinod , 
Sandeep Slo Late | 
Maharaj Singh , 
Inderjeet, Mandeept Slo 
Nafe Singh ," Jile Singh 
Slo Charan Singh , Smt. 
Jantriwdlo Gyan , 
Deepak, Pradeep , 1 
Praveen Slo Late Shiv 

Raj. 
Min 327 / 1 | Agriculture | Govt. 0 - 0 - 6 

Gram Sabha 
Min 324 / 2 | Agriculture | Govt. 0 - 3 - 15 

Gram Sabha 
Min 325 / 1 / 2 Agriculture Govt. 0 - 3 - 0 . Gram Sabha 
Min 331/ 1 / 2 Agriculture Govt. 0 - 3 - 0 

Gram Sabha 
Min 311/ 2 /2 Agriculture Private 10 - 1 - 1 

Ramesh Chand Basant, 
Mahesh Chand Basant 

S /o Raghubir Prasad. 
Min 310 / 2 iculture Govt. 0 - 1 - 4 

Gram Sabha 


i 


. 


HL 


AN 


[F .No. PIU /DH -08/07 /01 /LA -110 ] 

PRABHAKAR , Dy. Secy . 


5 . 3 Groot 


Pripted by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller oi Publications, Delhi- 110054. 


